निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 894 ) पटना, वृहस्पतिवार, 6 नवम्बर 2014 


गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग 


अधिसूचना 

3 नवम्बर 2014 
सं0 कारा / स्था०( अधी ) - 02 / 2013 - 5644 — बिहार कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को वरीयता सूची 
में अंकित उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि दिनांक 28.01.2014 से कनिष्ठ ग्रेड ( पे - बैन्ड 15600 - 39100 / 
PB- 3 ग्रेड पे - 5400 / - ) से बिहार कारा सेवा के वरिष्ठ ग्रेड ( पे - बैन्ड 15600 - 39100 / - PB- 3 ग्रेड पे - 6600 / -) में 
भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 


| क्र0 


औपबंधिक कोटि क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 
श्री प्रताप नारायण सिंह 
श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी 


4 


2. प्रोन्नत पदाधिकारियों को वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में दिनांक 28.01.2014 के प्रभाव से 
वैचारिक तथा प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि दिनांक 06.06. 2014 से वास्तविक / आर्थिक लाभ अनुमान्य होगा । 

__ बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
अपर सचिव - सह -निदेशक, प्रशासन । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 894 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


